निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 पौष 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 1072) पटना , मंगलवार , 27 दिसम्बर 2016 

नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचनाएं 


26 दिसम्बर 2016 
बिहार नगरपालिका पदाधिकारी एवं कर्मचारी पेंशन ( संशोधन ) नियमावली, 2016 


सं० 8न0 (वाद ) - 80 / 2015 - 2916 न0वि0एवंआoविo — बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा - 419 के 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार नगरपालिका पदाधिकारी एवं कर्मचारी पेंशन 
नियमावली , 1987 का संशोधन हेतु निम्नालिखित नियमावली बनाते है: 

1. संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारंभ ।- (1) यह नियमावली बिहार नगरपालिका पदाधिकारी एवं कर्मचारी 
पेंशन ( संशोधन ) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी । 

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य के नगरपालिका क्षेत्र में होगा । 

( 3) यह तुरंत प्रवत्त होगी । 

2. बिहार नगरपालिका पदाधिकारी एवं कर्मचारी पेंशन ( संशोधन ) नियमावली, 1987 के नियम 19 ( उन्नीस ) 
को एतद द्वारा विलोपित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

चैतन्य प्रसाद, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


PER TOC ( 3TTERUT ), 27 Raha 


2016 


The 26th December 2016 
The Bihar Municipal Officers and Servants Pension (Amendment) Rule , 2016 

No- 870 (216 ) – 80 / 2015 — 2917UD & HD — In exercise of the powers conferred by section 419 of 
Bihar Municipal Act, 2007 , the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend 
the Bihar Municipal Officers and Servants Pension Rule, 1987 . 

1 . Short title, extent and commencement. - ( 1) These Rules may be called The Bihar 
Municipal Officers and Servants Pension amendment Rules , 2016 . 

( 2 ) It shall extend to the whole Municipal area of the State of Bihar . 
( 3 ) It shall come into force at once 
2 . Rule 19 of The Bihar Municipal Officers and Servants Pension Rules 1987 is hereby 


deleted . 


By the order of the Governor of Bihar , 

CHAITANYA PRASAD , 
Principal Secretary to Government. 


ernment. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER TOT ( 3FITETUT ) 1072 -571 + 200 - godogroll 

Website : http :// egazette.bih .nic . in 


